Mu 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या- 505 


राँची, मंगलवार 


15 मई , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 अप्रैल, 2018 


संख्या -1/ प्रशि० -903 / 2012 खण्ड का .- 2371 -- निदेशक , नगरीय प्रशासन , झारखण्ड के पद पर 


पदस्थापित श्री आशीष सिंहमार, भा . प्र. से . ( HP -2008) को दिनांक 9 अप्रैल , 2018 से 4 मई , 2018 तक 


MCT, Phase -III प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दिनांक 7 अप्रैल , 2018 से विरमित किया जाता है । 

____ 2. श्री सिंहमार के उक्त प्रशिक्षण में प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण 


अवधि तक के लिए श्री राजेश कुमार शर्मा, भा .प्र. से. ( झाः2003), निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेंसी 
(SUDA ) अपने कार्यों के साथ निदेशक , नगरीय प्रशासन, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 15 मई , 2018 
संख्या -1/ प्रशि० - 903 / 2012 खण्ड का .- 2372 -- निदेशक , भू- अर्जन , भू - अभिलेख एवं परिमाप , 


झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री ए० मुथुकुमार, भा .प्र. से . ( झाः2009) ( अतिरिक्त प्रभार -निबंधन 


महानिरीक्षक, झारखण्ड) को दिनांक 9 अप्रैल , 2018 से 4 मई, 2018 तक MCT, Phase-III प्रशिक्षण में 
भाग लेने हेतु दिनांक 7 अप्रैल , 2018 से विरमित किया जाता है । 


2. श्री मुथुकुमार के उक्त प्रशिक्षण में प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण 
अवधि तक के लिए श्री मनोज कुमार झा, भा .प्र.से. ( झाः2002),निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , 
झारखण्ड अपने कार्यों के साथ निदेशक , भू- अर्जन , भू- अभिलेख एवं परिमाप , झारखण्ड एवं निबंधन 


महानिरीक्षक , झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 505 -- 50 


